Himal 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 ज्येष्ठ, 1940 ( श०) 


संख्या- 526 


राँची, बुधवार 


23 मई , 2018 (ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
21 मई , 2018 


संख्या -01/ सा स्था०(राँक्षे०वि०प्रा०)- 08/ 2017/ न०वि०आ०- 2661-- नगर विकास एवं आवास विभाग की 
अधिसूचना संख्या -2451 दिनांक 4 अप्रैल , 2017 के द्वारा अध्यक्ष , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची 
( राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ) की अनुशंसा के आलोक में श्री शशि भूषण सिंह , राजस्व कर्मचारी को अध्यक्ष के 
आप्त सचिव (वाह्य कोटा) के पद पर राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से सेवा प्राप्त होने की 
प्रत्याशा में नियुक्त किया गया है । 
2. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से श्री शशि भूषण सिंह , राजस्व कर्मचारी की सेवा अप्राप्त 
रहने के कारण , उनकी नियुक्ति से सम्बंधित आदेश को विलोपित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कौशल किशोर झा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 526 -- 50 


